सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 पौष , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 33 राँची, शुक्रवार , 


17 जनवरी , 2020 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
6 जनवरी, 2020 


संख्या-11/ स्था ० क ० च आ०-06 /2009 का • 97-- श्री रतन कुमार, अध्यक्ष, झारखण्ड कर्मचारी चयन 
आयोग, राँची द्वारा अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अध्यक्ष, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के पद से दिनांक 
01.01.2020 के प्रभाव से त्याग पत्र देते हुए इसे स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। 

श्री रतन कुमार, अध्यक्ष, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त 
राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अध्यक्ष, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के पद से 
त्याग पत्र स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 33 -- 50 


